निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 419 ) 


7 ज्येष्ठ 1935 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 28 मई 2013 


- 


विधि विभाग 
- - - - - - - - 
अधिसूचनाएं 

17 मई 2013 
एस0ओ0 260 , दिनांक 28 मई 2013 — सलेम बार एसोसियशन बनाम भारत संघ के मामले में माननीय 
सर्वोच्च न्यायालय के निदेश पर केन्द्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा किये गये अनुशंसाओं के सार 
( अध्याय- IX ) की कंडिका -14 के आलोक में Judicial Impact Assessment हेतु माननीय मुख्य न्यायाधीश के 
अनुमोदन से , एक शासी निकाय का गठन निम्नवत किया जाता है , जिसके पदेन अध्यक्ष माननीय मुख्य न्यायाधीश , 
पटना उच्च न्यायालय तथा पदेन सदस्य निम्न व्यक्ति होगें : 

1 . सचिव , विधि विभाग, बिहार , पटना । 
2 . प्रधान सचिव , वित्त विभाग , बिहार , पटना एवं 
3. प्रधान सचिव , गृह विभाग , बिहार , पटना । 

( सं0सं0 - बीo / स्था०( मु० ) - 18 - 01/ 10/ 3611/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, 

सरकार के सचिव । 

17 मई 2013 
एस0ओ0 261 , एस0ओ0 260 , दिनांक 28 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद बिहार - राज्यपाल के प्राधिकार 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 348 के खण्ड ( 3 ) के अधीन उसका 
प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0सं0 - बी0 / स्था0( मु० ) - 18 - 01/ 10 / 3611/ जे0 ) 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , 

सरकार के सचिव । 


PER JGIC (31HTETUT ), 28 HS 2013 

The 17th May 2013 
S.O . 260 , dated 28th May 2013 — A Governing Body, with the assent of the Hon ble 
Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna is here by constituted , as per para- 14 
of the Summary Recommendation (Chapter-IX ), Task Force, constituted by the Government 
of India pursuant upon the direction of the Hon ble Supreme Court in Salem Bar Association 
vs Union of India , which is headed by the Hon ble Chief Justice of the High Court of 
Judicature at Patna ex - officio , and the following persons will be its ex - officio members 

1 . Secretary , Law Department, Government of Bihar, 
2. Principal Secretary, Finance Department, Government of Bihar 
3 . Principal Secretary, Home Department, Government of Bihar 


( File No . B /Est.(M ) - 18 -01/ 10 / 3611 / J .) 


By order of the Governor of Bihar, 

VINOD KUMAR SINHA, 
Secretary to Government. 


Jovernment 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
__ बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JIC (3HTEIRUT ) 419 -571 + 10 - STocotton 

Website : http :// egazette.bih .nic.in 


